सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


29 ज्येष्ठ , 1941 ( श ० ) 


संख्या- 482 राँची, बुधवार , 


19 जून , 2019 ( ई ०) 


नगर विकास एवं आवास विभाग 


अधिसूचना 
7 जून , 2019 


संचिका संख्या -07/ न वि॰आ०/विविध /05/ 2017( पार्ट ) -2296-- राज्य सरकार द्वारा 
हाऊसिंग बोर्ड एवं खास महाल के इकाई/ फ्लैट के आवंटी को सम्पदा का आवंटन स्थायी 
पट्टा पद्धति से फ्री होल्ड के रूप में परिवर्तन की सैद्धान्तिक सहमति दी जाती है । 
उपरोक्त आलोक में संगत शर्तों एवं बंधेजों के निर्धारण हेतु निम्न रूपेण समिति का 
गठन किया जाता है: 


2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) बुधवार , 19 जून , 2019 


i . 


विकास आयुक्त , झारखण्ड 


अध्यक्ष 


ii. 


सचिव , नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड 


- 


सदस्य 


iii. 


सचिव , राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड 


सदस्य 


iv . 


सचिव (संसाधन ), योजना- सह-वित्त विभाग, झारखण्ड 


सदस्य 


2 . 


उपरोक्त पर मंत्रिपरिषद् के दिनांक -06.03.19 की बैठक में मद संख्या -34 
में " अन्यान्य " के रूप में स्वीकृति प्राप्त है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अजय कुमार सिंह, 
सरकार के सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित, 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 482 50 


